RAMES 


D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
13 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 665 


राँची, शुक्रवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2018 ई. । 


संख्या - 11/ कोर्ट केस -16/ 2018- 3812-- अधिसूचना संख्या - 5165 , दिनांक 24 नवम्बर, 2012 द्वारा 
अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 9( 1) के अधीन प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अधीन दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस निरीक्षक एवं 
पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था । 

उक्त अधिसूचना संख्या -5165, दिनांक 24 नवम्बर , 2012 को निरस्त करते हुए सरकार 
द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस अधनियम के अधीन झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत दायर वादों के अनुसंधान 
हेतु पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है । 
___ 2. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० जी० रहाटे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 665 -- 50 


